निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 


35 


8 भाद्र 1939 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

30 अगस्त 2017 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-18 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0, आई ० एससी , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


, 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग - 9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


19-22 


2 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

23 जून 2017 
सं 0 232 नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित परिक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश 
(कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनकी नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


1 . 


2 . 


3. 


1 . 


सिवान 


अनुपमा , 
परिक्षेमान मुंसिफ , सिवान । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 23rd June 2017 
No. 232 A :-In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3 ) of Section 
11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 2 of the 
table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the 2nd Class for the District 
noted against her name in column no . 3 of the table . 
SI.No. Name of the Officer with designation and Name of the District 

present place of posting . 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


Siwan 


Ms. Anupama, 
Probationary Munsif , 
Siwan. 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


7 जुलाई 2017 
सं 0 272 A नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) ( अधिनियम 2, 1974 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय 
की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


3 


क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की 

जाती हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


बगहा अनुमण्डल 


2 . 


बगहा अनुमण्डल 


3 . 


बगहा अनुमण्डल 


4 . 


बेतिया सदर अनुमण्डल 


श्री धर्मेन्द्र कुमार , भा 0 प्र0 से0 , 
अनुमण्डल पदाधिकारी , बगहा । 
श्री जयचन्द्र यादव , (बि 0 प्र 0 से0 ) 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगहा । 
श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बगहा । 
श्री सुनील कुमार, (बि 0 प्र0 से 0 ) 
अनुमण्डल पदाधिकारी, बेतिया सदर । 
श्री अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा, (बि 0 प्र 0 से0), 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया सदर । 
श्री अरबिन्द मंडल , (बि 0 प्र 0 से0), 
अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज । 
श्री लालदेव राम , 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, नरकटियागंज । 


5 . 


बेतिया सदर अनुमण्डल 


6 . 


नरकटियागंज अनुमण्डल 


7 . 


नरकटियागंज अनुमण्डल 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 7th July 2017 
No. 272 A: -In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section ( 1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as 
Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 3 
of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, 
which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 


SI.No. 


Name of Officer with designation and 

place of posting 


Jurisdiction for which 
Powers are vested 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


Sri Dharmendra Kumar, I.A.S. 
S.D.O., Bagaha 
Sri Jaichandra Yadav , B.A.S. 
D.C.L.R. , Bagaha 
Sri Prakash Kumar Sinha , 
Executive Magistrate , Bagha 
Sri Sunil Kumar , B.A.S. 
S.D.O., Bettiah 
Sri Akhileshwar Prasad Verma, B.A.S. 
D.C.L.R., Bettiah Sadar 


Bagaha 
Sub division 

Bagaha 
Sub division 

Bagaha 
Sub division 
Bettiah Sadar 

Sub division 
Bettiah Sadar 
Sub division 


4 . 


5 . 


4 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


6 . 


Sri Arvind Mandal, B.A.S. 
S.D.O., Narkatiyaganj 
Sri Laldev Ram , 
Executive Magistrate , Narkatiyaganj 


Narkatiyaganj 

Sub division 
Narkatiyaganj 
Sub division 


7 . 


By order of the High Court , 
B.B. Pathak , Registrar General. 


19 जुलाई 2017 
सं 0 287 नि : -अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित किए जाने पर श्री निरंजन सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय सम्प्रति चैयरमैन म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल -1 एवं 2, पटना को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खगड़िया 
के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 19th July 2017 
No. 287 A :-On being relieved of his present assignment, Sri Niranjan Singh , 
Principal Judge , Family Court , presently working as Chairman , Bihar Municipal Building 
Tribunal 1 & 2, Patna, is transferred and posted as Principal Judge , Family Court , 
Khagaria. 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


20 जुलाई 2017 
सं 0 288 नि 0: —निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेगे पर अवर 
न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, स्तंभ -3 में अंकित अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) को उनके पदस्थापन के जिला के 
क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी 
तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो । 
क्रम संख्या 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान अ) नये स्थान का पदनाम 
पदस्थापन का स्थान ( जजी सहित ) ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 

अधिष्ठित रहने का स्थान 

स ) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 
1 . श्री गौरव कमल , 

( अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक ( ब ) मुजफ्फरपुर ( पश्चिम ) 
दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्व) 

दिनांक 29.07.2017 को अवर न्यायाधीश न्यायालय के 
(मुजफ्फरपुर) 

स्थापना के उपरान्त 

( स ) मुजफ्फरपुर 
2 . सुश्री रशमी, 

( अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक ( ब ) मुजफ्फरपुर (पश्चिम ) 
दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर (पूर्व) 

दिनांक 29.07.2017 को अवर न्यायाधीश न्यायालय के 
(मुजफ्फरपुर) 

स्थापना के उपरान्त 
( स ) मुजफ्फरपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


5 


The 20th July 2017 
No. 288 A :—The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below are transferred and posted as Sub 
Judge -cum -A.C.J.M . in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned 
in column no . 3 of the table . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section ( 11 ) 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the Subordinate Judge named below , the powers of a Judicial Magistrate of 
the 1 ° Class for the concerned Districts , provided that they shall work in such a way that 
their disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70 . 
SI.No. Name of the Officer , ( a ) Designation at the new station 

designation and present place | ( b ) Place where the officer is to be 
of posting (with Judgeship ) stationed at ordinarily . 

Name of the Judgeship /place in 

which appointed on promotion . 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Gaurav Kamal, 

a ) Sub Judge 
Sub Judge-cum - A.C.J.M ., b ) Muzaffarpur (West) 
Muzaffarpur (East) 

(On establishment of the Court of Sub 
(Muzaffarpur) 

Judge w.e.f. 29.07.2017) 

c ) Muzaffarpur 
2 . Ms. Rashmi 

a ) Sub Judge 
Sub Judge -cum - A.C.J.M ., b ) Muzaffarpur (West) 
Muzaffarpur (East) 

(On establishment of the Court of Sub 
(Muzaffarpur) 

Judge w.e.f. 29.07.2017) 
c ) Muzaffarpur 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


( c ) 


20 जुलाई 2017 
सं 0 289 नि 0 : -निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) के रूप में प्रोन्नत करते हुए उसी तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने 
निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे साधारणतः अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश - सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के 
रूप में स्थानान्तरित एवं नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, स्तंभ -2 में अंकित न्यायिक पदाधिकारी को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 
के अनुपात में हो । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन | अ) नये स्थान का पदनाम 
का स्थान (जजी सहित ) 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 

स) जजी / स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं । 
1 . श्री सतीश चन्द्रा, 

( अ ) अवर न्यायाधीश 
अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, मधुबनी 

( ब ) मुजफ्फरपुर ( पश्चिम) 
( मधुबनी) 

दिनांक 29.07.2017 को अवर न्यायाधीश 

न्यायालय के स्थापना के उपरान्त 
( स ) मुजफ्फरपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से, 
विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 


6 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


The 20th July 2017 
No. 289 A : -The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge ( Junior Division) 
named in column no . 2 of the table given below , on promotion to the cadre of Civil Judge 
( Senior Division ), is transferred and appointed to act as Sub Judge -cum - A.C.J.M . in the 
Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no . 3 of the table. 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) of Section (11 ) 
of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to 
confer upon the Judicial Officer named below , the powers of a Judicial Magistrate of the 
1st Class for the concerned District, provided that he shall work in such a way that his 
disposal of Civil and Criminal matter must be in the ratio of 30:70 . 
Sl. No. Name of the officer, designation ( d ) Designation at the new station 

and present place of posting ( e ) Place where the officer is to be 
(with Judgeship ) 

stationed at ordinarily 
( f) Name of the Judgeship/ place in 

which appointed on promotion 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Satish Chandra , 

a ) Sub Judge 
S.D.J.M., Madhubani 

b ) Muzaffarpur (West) 
(Madhubani) 

( On establishment of the Court of 
Sub Judge w.e.f. 29.07.2017 ) 
Muzaffarpur 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


21 जुलाई 2017 
सं 0 296 नि 0: —निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) 
को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ / निष्पादन मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल , आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट -2013 (ऐक्ट XIV , 
2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 ( ऐक्ट XII , 1887 ) की धारा 19 की उपधारा (2 ) 
के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ -4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों 
की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ -4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय 
द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

स्तम्भ -4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र 
में अधिसूचित न हो जायें । 
क्रम संख्या 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम अ) नए स्थान का पदनाम नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान 
एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का की गयी विशेष शक्तियाँ 
स्थान जजी सहित 

अ) बंगाल , आगरा एवं आसाम 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किये गये सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत 

( साधारण प्रक्रिया) 
ब ) प्रोविन्सिीयल स्मॉल कोजेज 

कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत 


स्थान 


1 


3 


1 . 


2 
श्री कन्हैया लाल यादव, 
न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा 
( दरभंगा) 


अ) मुंसिफ 
ब ) दरभंगा 
स ) दरभंगा 


4 
अ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 


रूपये तक 


ब ) दरभंगा मुंसिफी की स्थानी 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 
तक लघुवाद की शक्तियाँ 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


7 


2 . 


सुश्री सारिका वहालिया, 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना 
( पटना) 


अ) निष्पादन मुंसिफ 
ब ) पटना 
स ) पटना 


अ) पटना मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 


रूपये तक 


3 . 


सुश्री दिव्या जायसवाल , 
न्यायिक दण्डाधिकारी, गया 
( गया ) 


अ) निष्पादन मुंसिफ 
ब ) गया 
स ) गया 


4 . 


श्री कुमार कार्तिके शाही, 
न्यायिक दण्डाधिकारी - सह 
अपर मुंसिफ , सीतामढ़ी 
(सीतामढ़ी) 


अ) मुंसिफ 
ब ) बेलसंड 
स ) सीतामढ़ी 


ब ) पटना मुंसिफी की स्थानी सीमाओं 

के अंतर्गत 1000 रूपये तक 
लघुवाद 

की शक्तियाँ 
अ) गया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 150000 रूपये तक 
ब ) गया मुंसिफी की स्थानी सीमाओं 

के अंतर्गत 1000 रूपये तक 
लघुवाद 

की शक्तियाँ 
अ) बेलसंड मुंसिफी की स्थानीय 

सीमाओं के अंतर्गत 150000 

रूपये तक 
ब ) बेलसंड मुंसिफी की स्थानी 

सीमाओं के अंतर्गत 1000 रूपये 

तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) मुजफ्फरपुर (पू0) मुंसिफी की 

स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 

150000 रूपये तक 
ब ) मुजफ्फरपुर (पू0) मुंसिफी की 

स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 

रूपये तक लघुवाद की शक्तियाँ 
अ) आरा मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं 

के अंतर्गत 150000 रूपये तक 
ब ) आरा मुंसिफी की स्थानी सीमाओं 

के अंतर्गत 1000 रूपये तक 
लघुवाद की शक्तियाँ 


5 . 


श्री विपिन लवाणिया, 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर ( पू0 ) 
(मुजफ्फरपुर) 


अ) निष्पादन मुंसिफ 
ब ) मुजफ्फरपुर ( पू0 ) 
स ) मुजफ्फरपुर 


6 . 


श्री सुजीत कुमार, 
न्यायिक दण्डाधिकारी , आरा 
( भोजपुर ) 


अ) निष्पादन मुंसिफ 
ब ) आरा 
स ) भोजपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 21st July 2017 
No. 296 A : -The judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) 
named in column no . 2 of the table given below is appointed as Munsif/Execution 
Munsif in the judgeship and station mentioned in the column no . 3 . 

As mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with the powers under 
Sub -section ( 2) of Section - 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts , 1887 , 
( act XII of 1887 ) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar 
Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014 ) to try under ordinary procedure original suits of 
Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

As further mentioned in column no . 4 , the officers are also vested with powers of 
the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the 
necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction . 

The powers vested as per column no . 4 , should not, however, be exercised by 
the officer concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District 
Gazette . 


8 


fast JGIC , 30 31 2017 


1 


1 . 


2 . 


SI. Name of the Officer ( a ) Designation at the new Special Power with which 
No. with designation and station . 

the Officer is vested at 
present place of (b ) Place where the officer the new station 
posting with judgeship is to be stationed at (a ) Under the Bengal, 
ordinarily . 

Agra and Assam Civil 
( c ) Name of the Judgeship Court Acts (under 

in which appointed on ordinary procedure). 
transfer . 

(b ) Under the provincial 

small causes Courts 

Act, 1987 
2 3 

4 
Sri Kanhaiya Lal Yadav, (a ) Munsif 

a ) Rs.1,50,000 / - within the 
J.M. I, Darbhanga ( b ) Darbhanga 

local limits of Darbhanga 
(Darbhanga ) ( c ) Darbhanga 

Munsifi. 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 / - within the local 
limits of Darbhanga 

Munsifi . 
Ms. Sarika Vahalia , ( a ) Execution Munsif 

a ) Rs.1,50,000 /- within the 
J.M. I, Patna ( b ) Patna 

local limits of Patna 
(Patna ) (c ) Patna 

Munsifi. 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 / - within the local 

limits of Patna Munsifi. 
Ms. Divya Jaiswal, ( a ) Execution Munsif 

a ) Rs.1,50,000/ - within the 
J.M. I, Gaya (b ) Gaya 

local limits of Gaya 
(Gaya ) (c ) Gaya 

Munsifi. 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 / - within the local 

limits of Gaya Munsifi. 
Sri Kumar Kartikey (a ) Munsif 

a ) Rs.1,50,000 /- within the 
Shahi, (b ) Belsand 

local limits of Belsand 
J.M. l-cum - A.M ., (c ) Sitamarhi 

Munsifi. 
Sitamarhi 

b ) S.C.C. Powers of Rs. 
( Sitamarhi) 

1000 /- within the local 

limits of Belsand Munsifi . 
5 . Sri Vipin Lavania , (a ) Execution Munsif 

a ) Rs.1,50,000/ - within the 
J.M.I, Muzaffarpur (E ), (b ) Muzaffarpur (E ) 

local limits of 
(Muzaffarpur) ( c ) Muzaffarpur 

Muzaffarpur (E ) Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 /- within the local 
limits of Muzaffarpur (E ) 
Munsifi. 


3 . 


A. 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


9 


6 . 


Sri Sujeet Kumar, 
J.M. I , Ara, 
( Bhojpur ) 


(a ) Execution Munsif 
(b ) Ara 
( c ) Bhojpur 


a ) Rs.1,50,000/ - within the 

local limits of Ara 

Munsifi . 
b ) S.C.C. Powers of Rs. 

1000 / - within the local 
limits of Ara Munsifi . 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


21 जुलाई 2017 
सं0 297 नि 0: —निबंधक ( स्था o) के रूप में प्रोन्नत संयुक्त निबंधक श्री जय चन्द्र झा एवं संयुक्त 
निबंधक - सह - माननीय मुख्य न्यायाधीश के प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त मो 0 नियाज अहमद के स्थान पर माननीय 
मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार श्री अली इमाम एवं मो . ताहिर हुसैन दोनों उप निबंधक , पटना उच्च न्यायालय, पटना को 
उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर वेतन बैंड रू 0 37,400 - 67,000 / - जोड़ ग्रेड वेतन 
रू 0 8,700 / - ( पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान रू 0 14,300-18,300 / - ) में नियमानुसार अनुमान्य विशेष वेतन के साथ पटना उच्च 
न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक नियुक्त किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 21st July 2017 
No. 297 A: -The Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint 
temporarily, on promotion , Sri Ali Imam and Md . Tahir Hussain , both Deputy 
Registrars , Patna High Court, Patna , as Joint Registrar, Patna High Court, Patna 
in the Pay Band of Rs. 37,400 - 67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700 /- (pre revised pay 
scale Rs . 14,300 – 18,300 /-) with special pay as admissible under the rules with effect 
from the date they assume charge as such vice Sri J.C. Jha, since promoted as 
Registrar (Establishment) and Md. Neyaz Ahmad , since appointed as J.R.-cum - P.P.S . 
to Hon ble the Chief Justice , Patna High Court, Patna , respectively . 

By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


31 जुलाई 2017 
सं 0 310 नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान 

की जाती हैं । 


1 . 


2. 


3. 


1 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल 


श्रीमति अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा 0 प्र0 से 0, 
अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर , मधुबनी । 
श्री अविनाश कुमार सिंह , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी । 


2 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल 


10 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


3 . 


सदर मधुबनी अनुमण्डल 


4 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


5 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


6 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


7 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


8 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


9 . 


मधुबनी अनुमण्डल 


10 . 


जयनगर अनुमण्डल 


11. 


जयनगर अनुमण्डल 


12. 


जयनगर अनुमण्डल 


श्री सुनील कुमार झा , 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
सदर, मधुबनी । 
श्री अरविन्द कुमार झा , 
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 
मो 0 अतीकुद्दीन, 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी । 
श्री बृज बिहारी भगत, निदेशक , 
लेखा एवं स्वनियोजन , 
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , मधुबनी । 
श्री विनोद कुमार, 
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 
श्री बिनोद कुमार पंकज, 
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 
श्री सत्य प्रकाश, 
वरीय उप समाहर्ता, मधुबनी । 
श्री राघवेन्द्र सिंह , ( भा 0 प्र 0 से 0), 
अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर । 
श्री जनक कुमार, 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
जयनगर । 
श्री संजय कुमार, 
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जयनगर । 
श्री राजेश परिमल, 
अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी। 
श्री पंकज कुमार गुप्ता, 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
बेनीपट्टी । 
श्री राजेन्द्र राम , 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी । 
मो 0 कमरे आलम , 
अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास । 
श्री संजय कुमार, 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास । 
श्री उपेन्द्र पंडित , 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
फुलपरास । 
श्री बालेश्वर नारायण सिंह , 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, फुलपरास । 
श्री जगदीश कुमार , 
अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर । 
श्री उमेश कुमार भारती, 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर । 
श्री नवीन कुमार, 
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, 
झंझारपुर । 


13. 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 


14. 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 


15 . 


बेनीपट्टी अनुमण्डल 


16 . 


फुलपरास अनुमण्डल 


17 . 


फुलपरास अनुमण्डल 


18. 


फुलपरास अनुमण्डल 


19 . 


फुलपरास अनुमण्डल 


20 . 


झंझारपुर अनुमण्डल 


21 . 


झंझारपुर अनुमण्डल 


22 . 


झंझारपुर अनुमण्डल 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 
The 31st July 2017 
No. 310 A : In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section ( 1 ) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as 


PER JGIC , 30 31URFA 2017 


11 


Special JudicialMagistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no. 
3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 
1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 


SI. No. 


Name of Officer with designation and 

place of posting 


Jurisdiction for which 
Powers are vested 


2 


3 


1 . 


2 . 


Sadar, Madhubani 

Sub Division 
Sadar, Madhubani 

Sub Division 
Sadar, Madhubani 

Sub Division 


3 . 


Sub 


4 . 


Madhubani 
Sub Division 
Madhubani 
Sub Division 


5 . 


6 . 


Madhubani 
Sub Division 


7 . 


Smt. Avilasha Kumari Sharma, I.A.S. 
S.D.O., Sadar, Madhubani 
Sri Avinash Kumar Singh , 
D.C.L.R., Sadar, Madhubani 
Sri Sunil Kumar Jha , 

Divisional Public Grievance 
Redressal Officer , Sadar , Madhubani 
Sri Arvind Kumar Jha , 
Senior Deputy Collector,Madhubani 
Md. Atikuddin , 
District Land Acquisition Officer, 
Madhubani 
Sri Brij Bihari Bhagat, Director, 
Accounts and Self employment, District 
Rural Development Agency , Madhubani 
Sri Vinod Kumar, 
Senior Deputy Collector, Madhubani 
Sri Binod Kumar Pankaj, 
Senior Deputy Collector ,Madhubani 
Sri Satya Prakash , 
Senior Deputy Collector,Madhubani 
Sri Ragwendra Singh , I.A.S. 
S.D.O., Jaynagar 
Sri Sri Janak Kumar, 
Sub divisional Public Grievance 
Redressal Officer, Jaynagar 
Sri Sanjay Kumar, 
D.C.L.R., Jaynagar 
Sri Rajesh Parimal, 
S.D.O., Benipatti 
Sri Pankaj Kumar Gupta , 
Sub divisional Public Grievance 
Redressal Officer, Benipatti 


8 . 


9 . 


Madhubani 
Sub Division 
Madhubani 
Sub Division 
Madhubani 
Sub Division 

Jaynagar 
Sub Division 

Jaynagar 
Sub Division 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


Jaynagar 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 

Benipatti 
Sub Division 


14 . 


12 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


15 . 


16 . 


Benipatti 
Sub Division 

Pulparas 
Sub Division 

Pulparas 
Sub Division 


17 . 


18. 


Pulparas 
Sub Division 


Sri Rajendra Ram , 
Executive Magistrate , Benipatti 
Md. Kamre Alam , 
S.D.O., Pulparas 
Sri Sanjay Kumar, 
D.C.L.R., Pulparas 
Sri Upendra Pandit, 
Sub divisional Public Grievance 
Redressal Officer, Pulparas 
Sri Baleshwar Narayan Singh , 
Executive Magistrae , Pulparas 
Sri Jagdish Kumar, 
S.D.O., Jhanjharpur 
Sri Umesh Kumar Bharti , 
D.C.L.R. , Jhanjharpur 
Sri Navin Kumar , 
Sub divisional Public Grievance 
Redressal Officer, Jhanjhapur 


19 . 


20 . 


Pulparas 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 
Jhanjharpur 
Sub Division 


21 . 


22. 


By order of the High Court , 
B.B. Pathak, Registrar General . 


31 जुलाई 2017 
सं0 311 नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की 
पदस्थापित हैं 

जाती है । 


1 . 


2 . 


3. 


1 . 


कटिहार 


2 . 


कटिहार 


3 . 


श्री मो 0 अनीस अख्तर, 
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, कटिहार | 
श्री मो 0 फैयाज अख्तर , 
वरीय उप समाहर्ता, कटिहार | 
श्री अभिनय भास्कर, 
जिला आपूर्ति पदाधिकारी, 
कटिहार । 
श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, 
जिला परिवहन पदाधिकारी, 
कटिहार । 


कटिहार 


4 . 


कटिहार 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


w 


8 . 


5 . 

श्री सुभाष नारायण, 
अनुमण्डल पदाधिकारी , 

कटिहार अनुमण्डल 
कटिहार । 
6 . 

श्री राकेश रमण, 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, 

कटिहार अनुमण्डल 
कटिहार । 
7 . 

श्री मो 0 फिरोज अख्तर, 
अनुमण्डल पदाधिकारी, 

बारसोई अनुमण्डल 
बारसोई । 
श्री संजय कुमार सिंह , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, 

बारसोई अनुमण्डल 
बारसोई । 
9 . 

श्री सोमनाथ सिंह , 
वरीय उप समाहर्ता, 

कटिहार अनुमण्डल 
कटिहार । 
10 . श्री अरूण कुमार सिंह, 
अनुमण्डल पदाधिकारी 

मनिहारी अनुमण्डल 
मनिहारी, कटिहार । 
11 . 

श्री दिनेश कुमार मण्डल , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, 

मनिहारी अनुमण्डल 
मनिहारी, कटिहार । 
12 . 

श्री शंकर नारायण, 
वरीय उप समाहर्ता, 

कटिहार अनुमण्डल 
कटिहार । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 

The 31st July 2017 
No. 311 A :-In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub 
Section (1) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the 
executive Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as 
Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of 
notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 
3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981, which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial 
Magistrate 2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981, as are covered by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases 
which they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI. No. Name of Officer with designation and Jurisdiction for which 
place of posting 

Powers are vested 
2 

3 
Sri Md . Anish Akhtar, 

Katihar 
District Minority Welfare Officer, Katihar 

Sub division 
Sri Md . Faiyaz Akhtar, 

Katihar 
Senior Deputy Collector, Katihar 

Sub division 
3 . Sri Abinav Bhashkar , 

Katihar 
District Supply Officer, Katihar 

Sub division 


11 


1 . 


2 . 


14 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


4 . 


Katihar 
Sub division 


5 . 


Katihar 
Sub division 

Katihar 
Sub division 


6 . 


7 . 


Barsoi 
Sub division 


8 . 


Sri Amrendra Kumar Pankaj, 
D.T.O., Katihar 
Sri Subhash Narayan , 
S.D.O., Katihar 
Sri Rakesh Raman , 
D.C.L.R., Katihar 
Md. Firoz Akhtar , 
S.D.O., Barsoi, Katihar 
Sri Sanjay Kumar Singh , 
D.C.L.R., Barsoi, Katihar 
Sri Somnath Singh , 
Senior Deputy Collector, Katihar 
Sri Arun Kumar Singh , 
S.D.O., 

Manihari 
Sri Dinesh Kumar Mandal, 
D.C.L.R., Manihari 
Sri Shankar Sharan , 
Senior Deputy Collector, Katihar 


9 . 


10 . 


Barsoi 
Sub division 

Katihar 
Sub division 

Manihari 
Sub division 

Manihari 
Sub division 

Katihar 

Sub division 
By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


11 . 


12. 


31 जुलाई 2017 
संख्या 312 नि 0: —दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) ( अधिनियम 2, 1974) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को 
न्यायालय की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के अधीन उन वादों को 
जिन्हें वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ-3 में 
उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के 
लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान की 

पदस्थापित हैं 


। 


जाती हैं । 


1 . 


2. 


3. 


1 . 


श्री आलोक कुमार , 


पटना सदर अनुमण्डल 


2 . 


अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर । 
श्री अनिल राय , 
अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज । 


पालीगंज अनुमण्डल 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विधु भूषण पाठक , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


15 


The 31st July 2017 
No. 312 A : In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section 
(1 ) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974) the executive 
Officers named in column no . 2 of the table given below are appointed as Special Judicial 
Magistrate 2nd Class for a period of one year with effect from the date of notification within 
the territorial jurisdiction mentioned against their names in column no . 3 of the table to try 
the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, which they can 
competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 
2nd Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 
1981, as are covered by Section 261 of the Cr. P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which 
they have been authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
SI.No. Name of Officer with designation and Jurisdiction for which Powers 
place of posting 

are vested 


1 


2 


3 


1 . 


Sri Alok Kumar, 
S.D.O., Patna Sadar 
Sri Anil Rai 
S.D.O., Paliganj 


Patna Sadar 
Subdivision 

Paliganj 
Sub division 


2 . 


By order of the High Court, 
B.B. Pathak , Registrar General. 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचना 

9 अगस्त 2017 
सं0 15 / एम 1-94 / 2016-1460 — आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 की धारा 4 (2) में वर्णित प्रावधानों 
के आलोक में बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकडबाग, पटना को 
आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाता है । 
2. यह अधिसूचना शैक्षणिक सत्र 2015 से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आर 0 के 0 महाजन, प्रधान सचिव । 
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2017 
सं 0 मं 0 मं0-02 / स्थाॉ - 10-03 / 2016-837 — मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधिसूचना संख्या -73, दिनांक 21. 
01.2016 द्वारा नियुक्त श्री प्रशांत किशोर , मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के द्वारा दिनांक 25.07.2017 
को त्याग पत्र देने के पश्चात् दिनांक 25.07.2017 की तिथि से त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम विलास पासवान, अपर सचिव । 
योजना एवं विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 अगस्त 2017 
सं0 यो o स्था 04 / 3-28 / 2017-4681–1. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 5809 दिनांक 30. 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री अश्विनी कुमार सिंह को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल , बखरी में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


16 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


- 


सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4682-2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 5809 दिनांक 30. 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री नरेश कुमार चौधरी को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल , अररिया में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4683-3. पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना सं0 5809 दिनांक 30 . 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री प्रेम कुमार को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल , भागलपुर में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4684–4. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 5809 दिनांक 30. 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री सुरेश कुमार चौधरी को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, दरभंगा में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है 

सं0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4685–5. पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना सं 0 5809 दिनांक 30. 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री अरविन्द कुमार सिन्हा को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल , तिरहुत 
में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4686-6. पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना सं0 5809 दिनांक 30 . 
06.2017 से सेवा प्राप्त सहायक अभियंता श्री शम्भु कुमार को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल, अरवल में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो oरथा 04 / 3-28 / 2017-4687-7. श्री अम्बिका प्रसाद , सहायक अभियंता (पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत ) को 
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य अंचल, पटना में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4688 -8 . श्री मुकेश कुमार सिंह, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल -1, पटना को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल , बनमनखी में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4689-9. श्री राजेन्द्र प्रसाद , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल-1, बिहारशरीफ को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल , बेगूसराय में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो o स्था 04 / 3-28 / 2017–4690–10. श्री सुजीत कुमार सुमन, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल -2, विक्रमगंज को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो o स्था 04 / 3-28 / 2017–4691-11. श्री राजेश कुमार चौधरी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल, बेतिया (पश्चिमी 
चम्पारण ) में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3–28 / 2017–4692-12. श्री रजी हैदर , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियाँ में सहायक अभियंता के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4693–13. श्री सीताराम मिश्र, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल , नवादा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल, नवगछिया में सहायक अभियंता 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 3-28 / 2017-4694-14. श्री कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल , गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य अंचल , कोसी में सहायक अभियंता 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017–4695—15. श्री दिगम्बर झा , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4696–16 . श्री मनीष कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल -1, हाजीपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर में सहायक अभियंता 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो o स्था 04 / 3–28 / 2017–4697-17. श्री मनोज कुमार, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , 
कार्य प्रमंडल , शिवहर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -01, मुजफ्फरपुर में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 3-28 / 2017-4698_18. श्री सुरेश राय, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य 
प्रमंडल -1, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, नवादा में सहायक अभियंता के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


17 


सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4699–19. श्री आदिल नासरी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्य प्रमंडल -1 , समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य अंचल , मगध में सहायक अभियंता 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4700-20. श्री राजेन्द्र प्रसाद केसरी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल , नालन्दा में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4701-21. श्री शिवशंकर राम, सहायक अभियंता , स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल , सारण में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो o स्था 04 / 3–28 / 2017–4702-22. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल, अररिया को स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, दरभंगा में सहायक 
अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4703-23. श्री विभाष मंडल, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, 
कार्य प्रमंडल -1, मुजफ्फरपुर को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, मुंगेर में 
सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 यो ० स्था 04 / 3-28 / 2017-4704–24. श्री महेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, कार्य प्रमंडल , सीतामढ़ी को कार्यहित में स्थानांतरित करते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण 
संगठन, विश्वेश्वरैया भवन , पटना में सहायक अभियंता के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

उपर्युक्त स्थानांतरण आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । तद्नुसार सभी संबंधित सहायक अभियंता 
नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कृष्ण कुमार, विशेष सचिव । 


लघु जल संसाधन विभाग 


कार्यालय आदेश 


7 अगस्त 2017 


का 0 आ 0 सं 0 प्र0-05 / ल 0 ज 0 स0 / स्था 0 मु0-16 / 17-148-3333 — शिक्षा विभाग , बिहार , 

विभाग , बिहार, पटना के 

पटना के संकल्प 
संख्या -945 दिनांक 27.04.17 तथा पत्रांक 1426 दिनांक- 21.06.17 में अन्तर्निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय त्रिसदस्य 
समिति द्वारा वांछित अभिलेखों / दस्तावेजों के जाँचोंपरान्त किये गये अनुशंसानुसार निम्नांकित दो अनौपचारिक शिक्षा 
अनुदेशकों को समायोजन करने के क्रम में लघु जल संसाधन विभाग, पटना (मुख्यालय) में समूह घ में रिक्त पदों के विरूद्ध 
आदेशपाल के पद पर वेतन - पे मैट्रिक्स के लेवल (Level) -1 में मूल वेतन -18000 / - ( न्यूनतम वेतन प्रक्रम) तथा सरकार 
द्वारा समय - समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ता के साथ अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 


क्र ० 


नाम 


पिता का नाम 


जन्म तिथि 


गृह जिला 


श्रेणी 


1 


4 


6 


2 
श्री राजेन्द्र राम 


5 
सिवान 


1 


10.06.1964 


3 
श्री जवाहीर राम उर्फ 

जवाहर राम 
श्री जयगोविन्द माँझी 


अनुसूचित जाति 


2 


श्री सुरेन्द्र माँझी 


05.02.1965 


सिवान 


अनुसूचित जाति 


2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय पूर्व सूचना के बिना सेवा समाप्त की जा सकती है । 
3. यह नियुक्ति पूर्णतः आरक्षण रोस्टर के तहत है । 

4. नव नियुक्त कर्मियों को नयी पेंशन योजना के अधीन रखा जायेगा तथा नई अंशदायी पेशंन योजना अंतर्गत 
स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) अवश्य रूप से खोल लिया जाएगा । 


18 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


5. नव -नियुक्त कर्मियों को उनसे प्राप्त प्रामाण - पत्र / शपथ पत्र में त्रुटि / फर्जी/ गड़बड़ी भविष्य में पाए जाने पर 
नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

6. नव नियुक्त कर्मियों को पत्र निर्गत की तिथि से पन्द्रह (15 )दिनों के अंदर विभाग (मुख्यालय) में योगदान कर 
लेंगे । इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । योगदान तिथि इनकी नियुक्ति तिथि होगी । 

7. योगदान के समय इन्हें सहायक असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना 
होगा, अन्यथा इनका पदग्रहण स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

नव नियुक्त कर्मियों का पदस्थापन आदेश योगदान उपरान्त अलग से निर्गत किया जायेगा । 
9. इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त हैं । 


आदेश से , 


वृज बिहारी सिंह, अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


19 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


ग्रामीण कार्य विभाग 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2017 
सं 0 3 / अ 0 प्र0-1-85 / 2016-2154 श्री सैयद तारिक इमाम , तत्कालीन सहायक अभियंता , पथ निर्माण विभाग, पथ 
प्रमंडल, खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन , कार्य प्रमंडल -1, बेतिया के विरूद्ध पथ प्रमंडल , 
खगड़िया अंतर्गत पदस्थापन अवधि में महेषखुट - चौथम - बेलदौर पथ के तेरहवें के ० मी ० के सुदृढीकरण कार्य के द्वितीय चालू 
विपत्र में बरती गयी अनियमितता के कारण पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6778 दिनांक 11.05.2010 द्वारा कारण पृच्छा की 
गयी । 

2. श्री इमाम के पत्रांक शून्य दिनांक 06.09.2010 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण को समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाते हुए 
उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र - क गठन कर पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या -14275 (एस ) दिनांक 28.12.2011 द्वारा 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 312 दिनांक 05.10.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । समर्पित 
जाँच प्रतिवेदन में श्री इमाम के विरूद्ध Back dating अंष को छोड़कर आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य अंकित किया 
गया । जाँच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 97 (एस ) दिनांक 04.01.2013 द्वारा द्वितीय 
कारण पृच्छा की गयी । श्री इमाम द्वारा उनके पत्रांक शून्य दिनांक 06.02.2013 द्वारा द्वितीय बचाव बयान पथ निर्माण विभाग 
को समर्पित किया गया । 

4. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन होने के उपरान्त श्री इमाम की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग आवंटित हो जाने के 
कारण पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4816(एस ) दिनांक 28.05.2015 द्वारा श्री इमाम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से 
संबंधित समस्त अभिलेख ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध करायी गयी । 

5. तआलोक में श्री इमाम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर पर की गयी । 
समीक्षोपरान्त प्राप्त द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री इमाम के 


20 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली ( संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 ( vi) के 
तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन 
प्राप्त किया गया । 

6. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1063 अनु० दिनांक 29.05.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 
से सहमति / परामर्श की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 887 दिनांक 18.07.2017 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति 
प्रदान की गयी । 

7. अतएव उक्त आलोक में श्री सैयद तारिक इमाम, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , 
खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल -1, बेतिया के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के 
लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14( vi) के तहत निम्नांकित 
दण्ड संसूचित किया जाता है: 
(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से. 

शंभू चौधरी, उप - सचिव । 
ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 


22 अगस्त 2017 


सं 0 ग्रा 0 वि0-14( भाऊ ) भा0-03 / 2016-323214 — श्री रघुनन्दन आनन्द , ग्रामीण विकास पदाधिकारी- सह 
प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबौर , भागलपुर के विरूद्ध बाढ़ राहत कार्यों में की गयी लापरवाही के लिए जिला 
पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक- 120 दिनांक- 15.09.2016 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र क आपदा प्रबंधन विभाग, 
पटना के पत्रांक- 4042 दिनांक- 06.12.2016 के माध्यम से प्राप्त हुआ । 

2. प्राप्त आरोप के आलोक में श्री रघुनन्दन आनन्द को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने 
का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी , भागलपुर को संचालन पदाधिकारी / 
उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए संकल्प ज्ञापांक- 296127 दिनांक- 02.01.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने का निदेश दिया गया तथा निलम्बन के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से सहमति 
प्राप्ति के उपरान्त श्री आनन्द को विभागीय अधिसूचना सं0- 29606 दिनांक- 13.01.2017 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से 
निलम्बित किया गया । 
3. जिला पदाधिकारी , भागलपुर द्वारा नामित उप विकास आयुक्त - सह- संचालन पदाधिकारी , भागलपुर 

ने 
अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 1361 दिनांक- 15.06.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर को समर्पित किया एवं 
जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने पत्रांक- 152 दिनांक- 27.06.2017 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन विभाग को 
समर्पित किया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री आनन्द के स्पष्टीकरण के सम्यक ] 
समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोप के सन्दर्भ में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है । केवल दैनिक 
समाचार - पत्रों एवं अन्य माध्यम ( अस्पष्ट ) के आधार पर कार्य शिथिलता का आरोप लगाया गया है । उक्त के 
आलोक में श्री आनन्द को निलम्बनमुक्त करते हुए भविष्य में इस तरह की विषम परिस्थिति में सचेष्ट रहने की 
चेतावनी देते हुए इस विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 

4. अतएव श्री आनन्द को निलम्बनमुक्त करते हुए चेतावनी दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह की 
विषम परिस्थिति में सचेष्ट रहें । 

5. निलम्बन के उपरान्त श्री आनन्द; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन 
की प्रतीक्षा में रहेंगे । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 


21 


6. श्री आनन्द के निलम्बन अवधि में देय वेतन भत्ते के भुगतान के बिन्दु पर कारणपृच्छा प्राप्त कर 
अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा। 
7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र भगत , 

उप - सचिव । 
ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 


23 अगस्त 2017 


सं 0 ग्रा 0वि0-14 ( दO )दर0-09 / 2015-323245 — श्री दीनबन्धु दिवाकर , तत्कालीन ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी-सह- प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा के विरूद्ध बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं 
सक्षम प्राधिकार की अनुमति बिना दिनांक- 07.09.2015 से मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति जैसे 
आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक- 1264 / स्था 0 दिनांक- 16.09.2015 द्वारा आरोप प्रपत्र क 
गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । उक्त आरोप प्रपत्र क में वर्णित आरोपों के संदर्भ में श्री दिवाकर से 
स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । 

2. श्री दिवाकर ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया कि अपनी बीमारी के समुचित इलाज हेतु चिकित्सक 
के परामर्शानुसार उन्हें अवकाश पर जाना पड़ा। विभागीय निदेश के आलोक में मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया 
जिसमें उन्हें दिनांक- 07.09.2015 को उपस्थित होने के लिए कहा गया , परन्तु ये मेडिकल बोर्ड में भी उपस्थित 
नहीं हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि वे दिल्ली में थे परन्तु उनके द्वारा इस 
सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया अत : इनका स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया । 

3. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 14(i) के 
तहत इन्हें निन्दन की शास्ति अधिरोपित करते हुए भविष्य में बिना अवकाश स्वीकृत कराए व बिना सक्षम 
प्राधिकार की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के संबंध में भी सचेष्ट किया जाता है । 
4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र भगत , 

उप - सचिव । 
वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

28 अगस्त 2017 
सं0 कौन / भी -901 / 2008-306 / सी— श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद , सेवानिवृत, वाणिज्य - कर उपायुक्त को , 
किशनगंज अंचल , किशनगंज के पदस्थापन काल में अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करने 
के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या -436 दिनांक -10.12.2007 द्वारा निलंबित किया गया । तत्पश्चात् प्रपत्र क में आरोप पत्र 
गठित करते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

उक्त अधिसूचना एवं संचालित विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में 
सी 0 डब्लू0 जे0 सी 0 सं0-1820 / 2008 दायर किया गया । जिसमे दिनांक 23.06.2008 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में 
जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए श्री प्रसाद को अधिसूचना संख्या -63 दिनांक 25.03.2009 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया 
एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये: 

1. श्री प्रसाद को निन्दन की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की 

जाएगी । 

इनकी तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है । 
3. इन्हें निलंबन की तिथि से दिनांक -26.10.08 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा 

तथा दिनांक 27.10.2008 के प्रभाव से पूर्ण वेतन देय होगा । 


2 . 


1 . 


22 

बिहार गजट , 30 अगस्त 2017 
उक्त विभागीय अधिसूचना के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी 0 डब्लू 0 जे0 सी 0 
संख्या -5463 / 2009 दायर किया गया , जिसमें दिनांक 21.04.17 को न्याय निर्णय पारित किया गया । पारित न्याय निर्णय के 
आलोक में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं : 

श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद , सेवानिवृत, वाणिज्य कर उपायुक्त को आरोप मुक्त किया जाता है । 
श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद, , सेवानिवृत, वाणिज्य कर उपायुक्त की निलंबन अवधि , दिनांक 10.12.2007 से 

26.10.2008 तक को कर्तव्य अवधि मानते हुए सभी प्रयोजनार्थ विनियमित किया जाता है । 
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अजीत कुमार राम , उप - सचिव । 
ग्रामीण विकास विभाग 


2 . 


अधिसूचना 

25 अगस्त 2017 
सं 0 ग्रा 0 वि0-14( नि 0 को ० )पूर्वी चम्पारण -15 / 2016 ( पार्ट ) 324152 / ग्रा ० वि ० श्री लोकेन्द्र यादव , तत्कालीन 
ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , हरसिद्धि प्रखंड , जिला- पूर्वी चम्पारण को निगरानी 
अन्वेषण ब्यूरो , पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 23.08.2016 को परिवादी श्री अजय कुमार से ₹15,000 
रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में उपस्थित भीड़ द्वारा हंगामा कर पुलिस अभिरक्षा 
से श्री यादव को छुड़ा लिया गया । रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 080/2016 
दिनांक 24.08.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक पत्रांक- एस 0 आर0-080 / 2016 निग0 
2012 / अपशा0 दिनांक 05.09.2016 द्वारा दी गयी । 
श्री यादव द्वारा दिनांक 22.02.2017 को माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय , मुजफ्फरपुर 

में 
आत्मसमर्पण किया गया । तत्पश्चात निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय कारा , 
मुजफ्फरपुर भेजा गया । 

2. चूँकि श्री यादव के विरूद्ध गंभीर कदाचार / भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया , 
जिसके लिए उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0- 080/2016 दिनांक 24.08.2016 दर्ज है। अत: सम्यक 
विचारोपरान्त श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 
9 ( 2 )( क ) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 22.02.2017 से अगले आदेश तक के लिए 
निलम्बित किया जाता है । 

4. निलम्बन अवधि में श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 
2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

5. कारावास से मुक्त होने के उपरान्त श्री यादव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान देंगे । 
6. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

महेन्द्र भगत , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 24-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


